पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी 

गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 


खण्ड -15 ] रुड़की, शनिवार , दिनांक 09 अगस्त, 2014 ई० ( श्रावण 18, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या-32 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


413-418 


1500 


327-333 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट मेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


... 


975 


975 


975 


975 


-- 


1425 


413 - क 


414 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अगस्त , 2014 ई 0 (श्रावण 18, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

कार्यालय ज्ञाप 


- 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


30 जुलाई , 2014 ई ० 
संख्या 2040 / XXXI(1)/ 2014- शासन की विज्ञप्ति संख्या 620/ XXXI( 1)/ अधि0-1/ 2014, दिनांक 04 मार्च, 
2014 द्वारा 13 नए विभागों का सृजन किया गया है । इन नवसृजित विभागों में से "प्रक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन 
विमाग ” हेतु कार्याबंटन पूर्व में ही कार्यालय ज्ञाप संख्या 1370/XXXI(1)/2014, दिनांक 20 मई, 2014 एवं संशोधित 
कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762 /XXX[(1)/ 2014, दिनांक 27 जून , 2014 द्वारा किया जा चुका है । अवशेष विभागों में से 
सीमान्त क्षेत्र विकास विभाग, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रैनेज विभाग, पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग, ग्राम्य तालाब विकास 
विभाग, भेड़ एवं बकरी पालन विभाग तथा चारा एवं चारागाह विकास विभाग का गठन किए जाने के फलस्वरूप 
इन विभागों के अन्तर्गत कार्यों का बंटवारा निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 
( 1 ) सीमान्त क्षेत्र विकास विभाग 

सीमान्त क्षेत्र विकास से सम्बन्धित नीतियों व योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन । 
सीमान्त क्षेत्र विकास से सम्बन्धित केन्द्र पोषित योजनायें । 
सीमान्त क्षेत्र विकास योजना ( बी ० ए ० डी ० पी ० ) के कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्त कार्य । 
सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्य । 
बजट सम्बन्धी समस्त कार्य । 
मा ० न्यायालयों में योजित रिटों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
विधानसभा प्रश्नों , विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं, आश्वासनों तथा विधान सभा की 
विभिन्न समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
मा 0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं तथा लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्मों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य । 
उक्त नवसृजित विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती विभाग जो पूर्व से यह कार्य सम्पादित कर रहे थे , के 
साथ पूर्ण समन्वय स्थापित कर शासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे , ताकि किसी प्रकार का दोहराव 

न हो । 
( 2) ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विमाग 

प्रदेश की ग्रामीण सड़कों का रखरखाव /निर्माण कार्य जो पूर्व में कतिपय विभागों यथा - लोक निर्माण 
विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सिंचाई विभाग , वन विभाग, अन्य केन्द्र पुरोनिधानित 
योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण आदि द्वारा संचालित किया जा रहा था , वे विभाग पूर्व की 
भाँति. यथावत् संचालित करेंगे । उपरोक्त सभी विभागों के अतिरिक्त अवशेष ग्रामीण सड़कों से 
सम्बन्धित समस्त कार्य ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग द्वारा सम्पादित किए जायेंगे । 
ग्रामीण क्षेत्र में जल निकासी हेतु योजनाओं का निर्माण व कार्यान्वयन । 


6 . 


7 . 


8 . 


.. 


9 . 


10 . 


11 . 


1 . 


2 . 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


415 


3. 


बजट सम्बन्धी समस्त कार्य । 
मा ० न्यायालयों में योजित रिटों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
विधानसभा प्रश्नों , विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं, आश्वासनों तथा विधान सभा की 
विभिन्न समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
मा 0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं तथा लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्मों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य । 
उक्त नवसृजित विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती विभाग जो पूर्व से यह कार्य सम्पादित कर रहे थे, के 
साथ पूर्ण समन्वय स्थापित कर शासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे, ताकि किसी प्रकार का दोहराव 

न हो । 
(3 ) पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग 

राज्य में पिछड़ा क्षेत्र के चिन्हीकरण से सम्बन्धित कार्य । 
पिछड़ा क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में केन्द्र पोषित योजनायें । 
पिछड़ा क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में राज्य पोषित योजनायें । 
पिछड़ा क्षेत्र विकास हेतु सर्वेक्षण तथा नवीन योजनाओं के निर्माण का कार्य। 
केन्द्र पोषित / राज्य पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही । 
बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड ( बी ० आर० जी ० एफ० ) से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
उक्त के सम्बन्ध में अधिनियमों / नियमों का निर्माण । 
बजट सम्बन्धी समस्त कार्य । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


मा ० न्यायालयों में योजित रिटों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 


10 . 


11. 


14. 


सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
विधानसभा प्रश्नों , विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं, आश्वासनों तथा विधान सभा की 

विभिन्न समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य। 
12. मा 0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं तथा लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्मों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
13. राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य । 

उक्त नवसृजित विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती विभाग जो पूर्व से यह कार्य सम्पादित कर रहे थे , के 
साथ पूर्ण समन्वय स्थापित कर शासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे, ताकि किसी प्रकार का दोहराव 

न हो । 
( 4 ) ग्राम्य तालाब विकास विभाग 

ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का चिन्हीं करण , संरक्षण तथा नये तालाबों के विकास सम्बन्धी कार्य । 
ग्राम्य तालाब के विकास से सम्बन्धित नीतियों तथा योजनाओं के निर्माण का कार्य । 
बजट सम्बन्धी समस्त कार्य । 
मा ० न्यायालयों में योजित रिटों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 से सम्बन्धित समस्त कार्य । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


416 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 18, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


. 


विधानसभा प्रश्नों , विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं, आश्वासनों तथा विधान सभा की 
विभिन्न समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
मा 0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं तथा लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्मों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य । 
उक्त नवसृजित विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती विभाग जो पूर्व से यह कार्य सम्पादित कर रहे थे, के 
साथ पूर्ण समन्वय स्थापित कर शासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे , ताकि किसी प्रकार का दोहराव 

न हो । 
( 5 ) भेड़ एवं बकरी पालन विभाग 

राज्य में भेड़ एवं बकरी पालन के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन । 
भेड़ एवं बकरी से प्राप्त उत्पाद के संसाधन , भण्डारण , विकास एवं विपणन का कार्य । 
वनाधिकार अधिनियम, 2006 ( Forest RightAct, 2006 ) के अन्तर्गत भेड़ बकरी आदि जानवरों के 
लिए वनों में पारम्परिक मार्ग ( Traditional Route )निर्धारण सम्बन्धी समस्त कार्य । 
निजी भेड़ एवं बकरी पालकों को प्रोत्साहित करने हेतु ऋण व अनुदान देने विषयक कार्य । 
भेड़ एवं बकरियों हेतु चारा व चुगान की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य। 
बजट सम्बन्धी समस्त कार्य । 
मा ० न्यायालयों में योजित रिटों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
विधानसभा प्रश्नों , विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं, आश्वासनों तथा विधान सभा की 
विभिन्न समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
मा 0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं तथा लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्मों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य । 
उक्त नवसृजित विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती विभाग जो पूर्व से यह कार्य सम्पादित कर रहे थे, के 
साथ पूर्ण समन्वय स्थापित कर शासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे, ताकि किसी प्रकार का दोहराव 

न हो । 
( 6 ) चारा एवं चारागाह विकास विभाग 

राज्य में चारागाह स्थलों का चिन्हीकरण व चारागाहों का विकास सम्बन्धी कार्य । 
चारागाहों के विकास हेतु नीतियों एवं योजनाओं का निर्धारण । 
पूर्व से चारा एवं चारागाह विकास हेतु प्रचलित योजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य । 
बजट सम्बन्धी समस्त कार्य । 
मा ० न्यायालयों में योजित रिटों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
विधानसभा प्रश्नों , विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं, आश्वासनों तथा विधान सभा की 
विभिन्न समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
मा 0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं तथा लोकायुक्त से प्राप्त सन्दर्मों से सम्बन्धित समस्त कार्य । 
राज्य पुनर्गठन से सम्बन्धित कार्य । 


9 . 


10 . 


11. 


12. 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


. 


7 . 


8 . 


9 . 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अगस्त, 2014 ई ० ( श्रावण 18, 1936 


शक सम्वत्) 


417 


10. 


उक्त नवसृजित विभाग से सम्बन्धित पूर्ववर्ती विभाग जो पूर्व से यह कार्य सम्पादित कर रहे थे, के साथ 

पूर्ण समन्वय स्थापित कर शासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे, ताकि किसी प्रकार का दोहराव न हो । 
उल्लिखित कार्य में से कतिपय कार्य उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा ) नियमावली, 2003 के अन्तर्गत कार्यालय 
ज्ञाप संख्या 1093/ XXX|(1 )/ 2006 दिनांक 28 अगस्त, 2006 द्वारा विभिन्न विभागों को आवंटित है , को उक्त सीमा 
तक ही संशोधित समझा जायेगा । 


आज्ञा से , 


सुभाष कुमार, 
मुख्य सचिव । 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग 

अधिसूचना 

06 जून , 2014 ई ० 
संख्या 521 / XLI - 1/ 2014-52/ 2005– “ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 " (2005 का अधिनियम 
संख्या -22 ) की धारा -5 एवं धारा -19 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-908 / XLI -1/ 2012-52 / 2005, दिनांक 25-09-2012 
के द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी / लोक 
सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी की अधिसूचना निर्गत की गयी थी । उक्त अधिसूचना में आंशिक 
संशोधन करते हुए विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उप सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, 
उत्तराखण्ड शासन को अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

अधिसूचना संख्या-908 / XLI-1/ 2012-52/ 2005 , दिनांक 25-09-2012 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी । 


2 . 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

विज्ञप्ति 

सेवानिवृत्ति 

16 मई , 2014 ई ० 
संख्या 3202 / X - 1-2014-03(01)/2011 ( A) टी 0 सी 0 - अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 
भा ० व 0 से 0 के निम्नलिखित अधिकारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 
में अंकित तिथि से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगेः 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष 


जन्म - तिथि 


सेवानिवृत्ति की तिथि 


-- 


2 


3 


4 


1 . 


श्री एस ० सी ० पन्त , 


भा ० व ० से0-1982 


01-08-1954 


31-07-2014 


एस0 रामास्वामी, 


प्रमुख सचिव । 


418 


2 . 


3 . 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 18, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
उच्च शिक्षा ( नवसृजित अनुभाग ) 

अधिसूचना 

16 जुलाई , 2014 ई० 
संख्या 221 / XXIV( N)-40/ 12/ 2014- उत्तराखण्ड शासन , उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या -551/ 
XXIV(6)/ 2013, दिनांक 07 अगस्त, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा 
शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 की धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अनानुदानित निजी 
व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (अल्प संख्यक संस्थाओं को छोड़कर) में शुल्क के निर्धारण तथा विनियमन हेतु प्रवेश 
तथा शुल्क नियामक समिति को अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तारीख से गठित करते हुये जस्टिस एम0 सी 0 जैन , 
सेवानिवृत्त, न्यायाधीश , मा 0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अध्यक्ष नामित किया गया था । 

जस्टिस एम 0 सी 0 जैन, सेवानिवृत्त, न्यायाधीश, मा 0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रवेश एवं शुल्क समिति के 
अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिये जाने के उपरान्त रिक्त अध्यक्ष पद पर जस्टिस, राम अवतार सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 
मा 0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं 
(प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम , 2006 एवं ( संशोधन ) अधिनियम, 2010 की संगत धारा-4 के अधीन 
प्रवेश एवं शुल्क समिति के अध्यक्ष पद पर नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्त समिति में नामित कोई भी सदस्य किसी अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान से अथवा अपनी 
पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर अन्यत्र पुनर्नियुक्त / कार्यरत नहीं रहेगा 
( यदि कोई हो ) । 

श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि उक्त समिति अधिनियम में निहित प्राविधानुसार अपने कर्तव्यों 
एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी । 

अधिसूचना 

16 जुलाई, 2014 ई० 
संख्या 222 / XXIV( N)-40/ 12/2014- उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या -551/ 
XXIV(6)/2013, दिनांक 07 अगस्त, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं ( प्रवेश तथा 
शुल्क निर्धारण विनियम ) अधिनियम, 2006 की धारा -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अनानुदानित निजी 
व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं ( अल्प संख्यक संस्थाओं को छोड़कर) में शुल्क के निर्धारण तथा विनियमन हेतु प्रवेश तथा शुल्क 
नियामक समिति को अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तारीख से गठित करते हुये मैसर्स हबीबुल्लाह एण्ड कम्पनी, डालीबाग 
अपार्टमेन्टस, बटलर रोड़, लखनऊ , उत्तर प्रदेश को चार्टेड एकाउन्टेंट के रूप में सदस्य नामित किया गया था । 

सम्यक विचारोपरान्त मैसर्स हबीबुल्लाह एण्ड कम्पनी, डालीबाग अपार्टमेन्टस , बटलर रोड़, लखनऊ , उत्तर प्रदेश 
के स्थान पर श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी, एस -9, तुला पलैस, आराघर , हरिद्वार रोड़, देहरादून को चार्टेड एकाउन्टेंट 
के रूप में उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम , 
2006 एवं (संशोधन ) अधिनियम , 2010 की संगत धारा -4 के अधीन प्रवेश एवं शुल्क समिति में सदस्य नामित किये जाने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री राज्यपाल महोदय नामित सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से दो वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त 
करने जो भी पहले हो , तक के लिए नियत करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से उपरोक्त 
समिति में नामित कोई भी सदस्य किसी अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान से अथवा अपनी पूर्व सेवा से 
सेवानिवृत्ति के उपरान्त पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर अन्यत्र पुनर्नियुक्त / कार्यरत नहीं रहेगा ( यदि कोई हो) । 

श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि उक्त समिति अधिनियम में निहित प्राविधानुसार अपने कर्तव्यों 
एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी । 

आज्ञा से , 


2 . 


3 . 


डॉ ० उमाकांत पंवार , 


सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई ०) 32 हिन्दी गजट / 518 – भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अगस्त, 2014 ई० ( श्रावण 18, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

June 05 , 2014 
No. 174/0HC /Admin.A / 2014 -- Sri Subir Kumar, Judge, Family Court, Nainital is repatriated and 
posted as Additional Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, District Nainital, vice 
Sri S.M.D. Danish . 


NOTIFICATION 

June 05 , 2014 
No. 175 /UHCIAdmin.A /2014 -- This Court s Notification No. 45 /UHC / Admin.A / 2014 dated 11-04-2014 
regarding transfer and posting of Sri N.S. Dhanik . District & Sessions Judge, Bageshwar as District & Sessions 
Judge , Nainital, vice Smt. Meena Tiwari is amended to the extent that the said order will come in to force with 
immediate effect. 


NOTIFICATION 

June 05, 2014 
No. 176 /UHC/Admin.A/2014 -- Sri G.K. Sharma, Director, Uttarakhand Juducial and Legal Academy, Bhowali, 
District Nainitalis transferred and posted as District & Sessions Judge, Bageshwar, vice Sri N.S. Dhanik . 


NOTIFICATION 


June 05, 2014 
No. 177 /UHC /Admin.A / 2014 --In supersession of this Court s Notification No. 46 /UHC /Admin.A /2014 dated 
11-04-2014 , Smt. Meena Tiwari,District & Sessions Judge, Nainitalis transferred and posted as Director, Uttarakhand 
Judicial and LegalAcademy, Bhowali, District Nainital, vice Sri G.K. Sharma. 


327 -- ख 


328 


BORTUS ET, 09 31 , 2014 go (SCUT 18 , 1936 15 ) 


[ TT 1-2 


NOTIFICATION 


June 05, 2014 
No. 178 / UHCIAdmin.A / 2014 - In exercise of the powers conferred by Rule 27 (1) ofthe Uttarakhand 
Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, the High Court of Uttarakhand 
is pleased to grant the selection grade ofRs. 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290 to Sri Rajendra Joshi, 
Judge Family Court, Udham Singh Nagar w.e.f. 01-04-2013. 


By Order of the Court, 

Sd / 
D. P. GAIROLA , 
Registrar General. 


NOTIFICATION 


June 06 , 2014 
No. 179 UHC /XIV /62/Admin.A / 2004 --Sri Amit Kumar Sirohi, 3rd Addl. District & Sessions Judge, 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 15-05-2014 to 24-05-2014 with permission to 
prefix 14-05-2014 as holiday on account of Buddha Purnima . 


NOTIFICATION 


June 19 , 2014 
No. 190 UHC /XIV /37/Admin.A -- Sri N.S. Dhanik , the then District & Sessions Judge, Bageshwar, 
presently posted as District & Sessions Judge , Nainitalis hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 
02-06-2014 to 05-06-2014 . 


NOTIFICATION 


June 19 , 2014 
No. 191 UHC /XIV - 20 /Admin.A /2008 --Ms. Meena Deopa, Civil Judge (Sr. Div .), Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 15-05-2014 to 13-06-2014 with permission to prefix 14-05-2014 as 
Buddha Purnima and to suffix 14-06-2014 & 15-06-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


June 20, 2014 
No. 192 /UHC/Admin.A / 2014 --Ms. Sweta Pandey, Additional Civil Judge ( Jr. Div .), Khatima, District 
Udham Singh Nagar is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div.), Udham Singh Nagar and 
will function exclusively as Principal Magistrate, Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar, on full time 
basis , vice Ms. Arti Saroha . 


ATT 1- ] 


Barrous Tolt, 09 3TTFT, 2014 $ 0 ( T 18 , 1936 


शक सम्वत् ) 


329 


NOTIFICATION 


June 20 , 2014 
No. 193/UHC /Admin.A/ 2014 --Ms. Arti Saroha , 2nd AdditionalCivil Judge ( Jr. Div .), Udham Singh 
Nagar is transferred and posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, vice 
Ms. Sweta Pandey. 
This order will come into force with immediate effect. 

By Order of the Court, 

Sd / 
D. P.GAIROLA , 
Registrar General. 


NOTIFICATION 


June 20 , 2014 
No. 194 UHC /XIV /71/Admin.A --Ms. Neena Aggarwal, 5th Additional District & Sessions Judge , 
Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 03-06-2014 to 12-06-2014 . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


June 27, 2014 
No. 198 /UHCIAdmin.A / 2014 -- In supersession of this Court s Notification No. 135 /UHC /Admin . A / 
2014 dated 11-04-2014 , henceforth , Sri Neeraj Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Gopeshwar, Distt . Chamoli is 
given additional charge of Civil Judge (Jr. Div.), Pokhari, District Chamoli to hold Camp Court for three days in 
a month . 


By:Order of the Court, 

Sd / 
D. P.GAIROLA , 
Registrar General. 


NOTIFICATION 

July 22, 2014 
No. 220 UHC /XIV - 1/Admin.A /2008 -- Sri Ambika Pant, Civil Judge ( Sr. Div.), Udham Singh Nagar is 
hereby sanctioned medical leave for 21 days w.e.f. 23-06-2014 to 13-07-2014 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 

Sd/ 
Registrar ( Inspection ). 


330 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अगस्त, 2014 ई ० ( श्रावण 18, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), काशीपुर 

कार्यालय आदेश 

26 फरवरी, 2014 ई ० 
पत्रांक 89 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी04 ए - 0574 - वाहन संख्या यूपी04 ए -0574, मॉडल 1990 , 
चैसिस नं 0 344052328475 तथा इंजन संख्या 692 क 02338308 इस कार्यालय में श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह, 
निवासी चैती गाँव, बाजपुर रोड़, काशीपुर , (ऊधमसिंह नगर) के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 09-01-2014 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर 
संचालन योग्य न होने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त 
कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का 
कर 31-01-2014 तक जमा है । वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पी 0 सी 0 जोशी, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी04 ए -0574 
का पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या 344052328475 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


कार्यालय आदेश 


26 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 259 / टी 0 आर0 / कर - पंजीयन / HR38F-5643- वाहन संख्या HR38F-5643, मॉडल 1994, 
चैसिस नं 0 359320CUQ106179 तथा इंजन नं 0 697D28CVQ107650 इस कार्यालय में श्री अमृतलाल गर्ग पुत्र 
श्री किशन चंद्र, निवासी भोना इस्लाम नगर, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 26-06-2014 को आवेदन - पत्र के साथ मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन 
को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-06-2014 तक जमा है । वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे । वाहन फाईनैन्स 
से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या 
अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पी 0 सी 0 जोशी, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या HR38F- 5643 
का पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या 359320CUQ106179 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


27 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 261 / टी ० आर० / कर - पंजीयन / UGP- 4409- वाहन संख्या UGP-4409 ट्रक ( ओपन बॉडी), 
मॉडल 1987 , चैसिस नं 0 357011904863 तथा इंजन नं 0 497SP21855331 इस कार्यालय में श्री हसनैन पुत्र 
श्री बदरूदीन, निवासी ग्राम – मुडिया पिसतौर, बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 26-06-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अगस्त, 2014 ई० ( श्रावण 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


331 


वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन 
को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन 
के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर 
कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के 
पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पी 0 सी 0 जोशी, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन 
अधिनियम, 1988 की धारा -55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UGP -4409 ट्रक 
( ओपन बॉडी) का पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या 357011904863 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


27 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 262 / टी ० आर० / कर - पंजीयन / UA06B- 6194- वाहन संख्या UA06B- 6194 श्री व्हीलर , मॉडल 
2003, चैसिस नं 0 33M54927 , इंजन नं 0 A3L10524 इस कार्यालय में श्री रफीक अहमद पुत्र श्री इशाक, निवासी 
ढाक बंगला, नई बस्ती जसपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26-06-2014 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-12-2014 तक जमा है । वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे । वाहन फाईनैन्स 
से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या 
अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पी 0 सी 0 जोशी, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , काशीपुर , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UA06B-6194 
श्री व्हीलर का यन चिन्ह एवं चैसिस संख्या 33M54927 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


- 


पी 0 सी 0 जोशी, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

( प्रशासन ) काशीपुर । 


. 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून 

कार्यालय आदेश 

03 अप्रैल , 2014 ई ० 
पत्रांक संख्या 759 कर -पंजी0 / UA07G- 2778 ( यूटीलिटी वैन) / 2014 - वाहन संख्या UA07G- 2778 
( यूटीलिटी वैन ), के वाहन स्वामी पूरन सिंह पुत्र सते सिंह, निवासी म0 सं 0 5, मिंगनी गुलर कडथ , नरेन्द्रनगर , 
टि ० गढ़वाल द्वारा दिनांक 29-03-2014 को इस आशय का प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है 
कि उसका वाहन वर्ष 2004 मॉडल है । वाहन अत्यन्त पुरानी होने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं 
है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UA07G-2778 ( यूटीलिटी वैन ) 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चैसिस वाला हिस्सा नष्ट कर 


-. 


332 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 18, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय मेंजमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UA07G- 2778 ( यूटीलिटी वैन ) का चैसिस संख्या 2ACA42A30531 
तथा इंजन संख्या AC44A71680 व मॉडल 2004 है । 

अतः, मैं , शैलेश तिवारी, कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चैसिस संख्या 2ACA42A30531 का पंजीयन / चैसिस तत्काल 
प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


। 


कार्यालय आदेश 

16 अप्रैल, 2014 ई ० 
पत्रांक संख्या 766 / कर - पंजी0 / UA07C- 9055 ( मैक्सी कैब ) / 2014 - वाहन संख्या UA07C- 9055 (मैक्सी कैब ). 
के वाहन स्वामी विनोद सिंह पुत्र सोबन सिंह , निवासी 11 - मेन्दुवा पोखरी टि 0 ग 0, वर्तमान पता मार्फत देवेन्द्र प्रसाद , 
ढालवाला, मुनीकिरेती, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा दिनांक 02-04-2014 को इस आशय का प्रार्थना पत्र 
अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसका वाहन वर्ष 2001 मॉडल है । वाहन अत्यन्त पुरानी होने के 
कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन 
संख्या UA07C- 9055 (मैक्सी कैब) का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन स्वामी के अनुरोध पर 
वाहन का चैसिस वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UA07C -9055 (मैक्सी कैब ) 
का चैसिस संख्या 421055MZZ401222 तथा इंजन संख्या 497SP26KZZ773198 व मॉडल 2001 है । 

अतः, मैं , शैलेश तिवारी, कर -पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चैसिस संख्या 421055MZZ401222 का पंजीयन / चैसिस 
तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


। 


कार्यालय आदेश 


16 अप्रैल, 2014 ई ० 
पत्रांक संख्या 767 / कर - पंजी 0 / UA07C -9822 (मैक्सी कैब) / 2014- वाहन संख्या UA07C - 9822 (मैक्सी 
कैब), के वाहन स्वामी विनोद काण्डवाल पुत्र श्याम नारायण, निवासी ग्राम एवम् पोस्ट - प्रतीतनगर, ऋषिकेश , 
जिला देहरादून द्वारा दिनांक 07-04-2014 को इस आशय का प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया 
है कि उसका वाहन वर्ष 2002 मॉडल है । वाहन अत्यन्त पुरानी होने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं 
है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UA07C - 9822 (मैक्सी कैब) का 
पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चैसिस वाला हिस्सा नष्ट कर 
कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UA07C - 9822 (मैक्सी कैब) का चैसिस संख्या 421055GXZ401144 
तथा इंजन संख्या 497SP26FXZ880040 व मॉडल 2002 है । 

मैं , शैलेश तिवारी , कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चैसिस संख्या 421055GXZ401144 का पंजीयन / चैसिस 
तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


अतः, 


कार्यालय आदेश 


09 मई , 2014 ई ० 
पत्रांक संख्या 839 / कर -पंजी0 / UA10-4553 (मैक्सी) / 2014 - वाहन संख्या UA10-4553 (मैक्सी), के वाहन 
स्वामी देवेश उनियाल पुत्र शांति प्रसाद उनियाल, बापूग्राम , ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा दिनांक 03-04-2014 
को इस आशय का प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसका वाहन वर्ष 2002 मॉडल है । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अगस्त, 2014 ई 0 ( श्रावण 18, 1936 


शक सम्वत् ) 


333 


वाहन अत्यन्त पुरानी होने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम 
1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UA10-4553 (मैक्सी) का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन 
स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चैसिस वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन 
संख्या UA10-4553 (मैक्सी ) का चैसिस संख्या 421055AXZ400026 तथा इंजन संख्या 497SP26MYZ904844 व 
मॉडल 2002 है । 

मैं , शैलेश तिवारी, कर -पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चैसिस संख्या 421055AXZ400026 का पंजीयन / चैसिस 
तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


अतः, 


शैलेश तिवारी, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 


. 


पी ० एस० यू ० ( आर० ई० ) 32 हिन्दी गजट / 518 – भाग 1 - क -2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


